निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
16 पटना, आधाद, 19316koooo 


( सं0 पटना 316 ) 


17 आषाढ़ 1931 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 8 जुलाई 2009 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


अधिसूचना 


29 मई 2009 


सं0 11 / वि.2 - पि .व. आ .- 09 / 2002का० - 2651 — पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम , 1993 की 
धारा - 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा -9 में यथाविनिर्दिष्ट कृत्यों के निष्पादन हेतु सेवानिवृत्त 
न्यायाधिपति, न्यायमूर्ति श्री धर्मपाल सिन्हा को राज्य स्तर पर गठित पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार , पटना 
का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है । 
यह आदेश पदभार ग्रहण की तिथि से मान्य होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 316 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


